निबंधन संख्या पी0टी0-40 





बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


44 फाल्गुना 494:2 (श0०) 
(io पटना 453) Weal, शुक्रवार 5 मार्च 202+ 








बिहार विधान सभा सचिवालय 





अधिसूचना 
9 फरवरी 202 
सं० [ethottoHo-]/20-559/faouo ।--सभा सचिवालय के पूर्व Fria अधिसूचना संख्या-652, दिनांक 
4.2.2020 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य लोक लेखा 
समिति श्रीमती लेशी सिंह एवं श्री नितिन नवीन के ferte-09.02.202 से मंत्री बनने के फलस्वरूप बिहार विधान सभा की 
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237() के अंतर्गत मंत्री नियुक्त होने की तिथि से लोक लेखा समिति के 


सदस्य नहीं रहेंगे । 
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, 


भूदेव राय, 
निदेशक | 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 753-574+0-Sroctoyro| 
Website: http://egazette.bih.nic.in 








